The Ho 


- * -72 


REGISTERED No. D - D -72 


1 . 


7 


- 


A 


IL 


WW447 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Tradia 


प्रसाधारण 
EXTRAORDINARY 

1979 II - - T 3 - 3994 ( i ) 
PART 11 — Section 3 Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


Ho 214 ) 
No. 214 ) 


te face 77 , TFTTT, TT 25 , 1976 / q1QTT 4 , 1898 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 1976 /ASADHA 4 , 1898 


इस भाग में भित्र पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separato paging is given to this part in order that it may be filed 

A $ 4 separate compilation 


DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING 


(Revenue Wing) 
NOTIFICATION 

CENTRAL EXCISES 

New Delhi, the 25th June 1976 
G .S . R , 423( E ) . - In cxercise of the powers conferred by sub -lule (3 ) of yule 49 of the 
Central Excise Rules , 1944 . the Central Government, being satisfied that circumstances of 
an exceptional nature exist, hereby allows for a period of twelve months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette (unless this notification is rescindeci 
carlicr during the period aforesaid ). " cement, all varicties " falling under Item No 23 of the 
First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ), to be reinoved from 
the factory of Jaipur Udyog Limited at Swai Madhopur , Rajasthan , without payment of 
duty leviable thereon at the time of removal, subject to the following conditions, namely : 

(a ) the aggregate of duty leviable on such cement so lemoved shall be paid in five 

oqual annual instalments , the first instalment being payable on the cxpiry of 
twenty -four months from the date of publication of this notification in the 

Official Gazette ; 
(b ) simple interest at the rate of six per cent per annum shall be charged on the duty 

semaining unpaid ; and 
(c) Jaipur Udyog I iniited shall cxecute a bond in such form as may be specified 
by the Collector of Central Excise . 

No. 207 /76 -CE1 
KRISHNA KANT, Under Secy. 


( 1439 ) 


- - 


- 


1440 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART II _ Sec. 3(1)] 
- -- -- - -- - - 

राजस्व और मैकिंग विभाग 

( राजस्व पक्ष ) 

अधिसूचना 
वोन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


नई दिल्ली , 25 जून , 1976 


सा० का नि० 42 3 ( अ ) -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम , 1944 चे नियम 
49 के उप -नियम ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शतियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि प्रसा 
धारग परिस्थितियां विद्यमान है, केन्द्रीय उत्पाद-शल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 
1 ) को प्रथम अनुसूची की मद सं0 23 के अन्तर्गत सम्मिलित " सभी किस्मों की सिमेंट " के , जयपुर 
उद्योग लिमिटेड के सवाई माधोपुर, राजस्थान स्थित कारखाने से , उस पर उसके हटाए जाने के समय 
उग्रहणीय मुल्क का दाय किए बिना, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से बारह 
मास की अवधि के लिए (सिवाय तब जब यह अधिसूचना उपरोक्त अवधि के दौरान पहले ही विवाहित 
कर दी जाए ) , निम्नलिखित शर्तों पर हटाए जाने की अनज्ञा प्रदान करती है , अर्थात् : - - 

( क ) इस प्रकार हटाई गई ऐसी सिमेन्ट पर उग्रहणीय सफल शुल्क पांच समान किस्तों 

मे संदत्त किया जाएगा जिसमें से पहली किस्त राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन 

की तारीख से चौबीस मास की समाप्ति पर देय होगो ; 
( ख ) असंदत्त शल्क पर छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रभारित की 

जाएगो और 
( ग ) जयपुर उद्योग लिमिटिड केन्द्रीय उत्पाद -शल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्रवप में 
एक बंध पत्र निष्पादित करेगा । 

[मं० 207/ 76- सी० ई.] 
कृष्ण कान्त , अवर सचिव । 


RUIMD BY TE QUIZRAL MANAGAR , GOVORIMIT OT DDIA PO , Mono ROAD . 
NBW DELHI AND PUBLISHED BY TH CONTROLE OP PLATON , DLL 197 


